सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 546 राँची, गुरुवार, 


11 जुलाई , 2019 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
9 जुलाई , 2019 


विषय:- सिमडेगा नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ( Solid Waste Management) 

योजना के जन निजी भागीदारी पद्दति ( PPP) पर कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत योजना 
में Legacy Waste घटक को शामिल करने के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना राशि रू. 
10367.16 लाख पर योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


संख्या- SUDA/ SBM/SWM/ 30-2015-2770 ,-- राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 10.04.2018 को 
सम्पन्न बैठक में मद संख्या -7 के रूप में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सिमडेगा नगर परिषद् 
अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना के जन निजी भागीदारी पद्दति (PPP ) पर कार्यान्वयन 
की स्वीकृति प्रदान की गई थी । तदनुसार, विभागीय संकल्प संख्या-2318 दिनांक 02.05.18 द्वारा 
उक्त योजना को 10215.32 लाख रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 11 जुलाई, 2019 
2. विभाग स्तर पर झारखण्ड राज्य में विचाराधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं हेतु तैयार 
किए गए डी ० पी ० आर० में लिगेसी वेस्ट (Legacy Waste) घटक को शामिल कर पुनरीक्षित करने 

का निर्णय लिया गया था । 
3. उक्त के आलोक में सिमडेगा नगर परिषद् द्वारा प्रस्तावित योजना का डी ० पी ० आर० में लिगेसी 

वेस्ट (Legacy Waste) को शामिल करते हुए अनुसूचित दरों की अद्यतन सूची के अनुसार 
पुनरीक्षित किया गया जिसके अनुसार डी ० पी ० आर० की पुनरीक्षित राशि 10367.16 लाख रू ० 
है । उक्त प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान 

की गई है । 
4. उक्त के संदर्भ में सिमडेगा नगर परिषद् अन्तर्गत जन निजी भागीदारी पद्दति ( PPP) पर ठोस 

अपशिष्ट प्रबंधन ( Solid Waste Management ) योजना की पुनरीक्षित लागत राशि रु०10367.16 

लाख ( एक सौ तीन करोड़ सरसठ लाख सौलह हज़ार रु० ) है । 
5. सिमडेगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX में व्यय राज्य मद एवं निकायों के आंतरिक 

आय श्रोत से विभागीय संकल्प संख्या -5641 , दिनांक-28.11.18 के आलोक में किया जायेगा। 
6. निकाय द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुमोदनोपरान्त Concessionaire चयन हेतु 

निविदा प्रकाशित की जाएगी । निकाय द्वारा निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर 

राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । 
7. पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना राशि में 151.84 लाख रू० की वृद्धि के फलस्वरूप मंत्रिमंडल 

सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं ० 301 दिनांक 11.03.2015 के कंडिका-4.1 
के आलोक में पुनरीक्षित प्राक्कलन 10367.16 लाख रूपये पर निम्नवत स्वीकृति दी जाती है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 11 जुलाई , 2019 


3 


तालिका - 1 


S.No. 


1 


1.1 


1.2 


1.3 


1.4 


1.4.1 


1.4.2 


1.4.3 


2 


2.1 


Simdega Solid Waste Management - Fund Flow 
Particular 

Amount in Rs.Lakh 
Total Project Cost ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) 

10367.16 
Capital Cost for SWM (CAPEX ) 

906.95 
Capital cost for Legacy waste 

27.31 
O & M Cost for 20 Years 

9311.45 
Other Expenses ( 1.4.1 + 1.4.2 + 1.4.3 ) 

121.45 
DPR Preparation Cost @ 1.5 % 

14.01 
Training & Capacity Building of ULB @ 1.5 % 

14.01 
Monitoring & Supervision Charges @ 10 % 

93.43 
Total Income ( 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 ) 

6548.22 
By User Charges in O & M 

4,578.08 
By Sale of Compost in O & M 

1340.78 
By Sale of Recyclable in O & M 

612.91 
By Sale of Scrap in O & M 

16.45 
Central Share ( 3.1 ) 

326.99 
Central Share in CAPEX @ 35 % of ( 1.1 + 1.2 ) 

326.99 
ULB Share @ 40 % 

2763.23 
Investment of PPP Operator 

272.09 
Investment by Private Partner in CAPEX @ 30 % ( PPP 

272.09 
Mode) 
Total Grant Required fromState ( 6.1 + 6.2 + 6.3 ) 

456.63 
In CAPEX 

335.18 


2.2 


2.3 


2.4 


3 


3.1 


4 


5 


6 


6.1 


6.2 


In O & M in 20 years 


0 


6.3 


In Other 


121.45 


तालिका -2 


S.No. 


Particular 


Amount in Rs. Lakh 


1 


10367.16 


2 


Total Project Cost 
Income from Project 
Fund from PP Partner 


6548.22 


3 


272.09 


4 


Central Government Share 


326.99 


5 


ULB Share * 


2763.23 


6 


Total State Government Share 


456.63 


* ULB Share - सकल राजस्व संग्रहण का अनुमानित आकलन | 

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 546 -- 100 


